रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 13 , 2017 / आश्विन 21, 1939 
NEW 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 / ASVINA 21, 1939 


सं . 853 ] 
No. 8531 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 अक्तूबर , 2017 


सं . 79/ 2017 - सीमा शुल्क 
सा .का. नि . 1299(अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतद् 
द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओंमें , जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 
( 2) में दी गई हैं , आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम ( 3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे, यथा : 

सारणी 
क्र . सं . अधिसूचना सं . तथा तारीख 

संशोधन 
| (1) 

( 2 ) 
| 16/ 2015- सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
[ सा . का .नि . सं . 252( अ), | ( क ) प्रारम्भिक पैराग्राफ में , उपवाक्य (ii ) के पश्चात निम्नलिखित को 
तारीख 1 अप्रैल , 2015 के 

| अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा : 
द्वारा ] 

“(iii ) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और 
उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर 
प्रतिपूर्ति उपकर। 


( 3) 


6245 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i) ] 


अधिसूचना सं . तथा तारीख 


क्र . सं . 
( 1 ) 


( 2 ) 


संशोधन 

( 3 ) 
बशर्ते कि समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से यह छूट 31 
मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी "; 


( ख ) स्पष्टीकरण ग (II) में , “ हालांकि , निम्नलिखित श्रेणी की आपूर्तियों को 
भी निर्यात दायित्व को पूरा करने में गिना जाएगा " शब्दों के स्थान पर “ 
हालांकि ऐसे प्राधिकार पत्र में जिसमें कि समेकित कर एवं माल एवं सेवा कर 
प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त नहीं है, निम्नलिखित श्रेणी की आपूर्तियों को भी 
निर्यात दायित्व को पूरा करने में गिना जाएगा " शब्दों को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 


18/ 2015 - सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में , 
दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
[ सा . का . नि . सं . 254 ( अ ) , 

( क ) शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक " उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1), ( 3 ) 
तारीख 1 अप्रैल , 2015 के 

और ( 5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 8ख के 
द्वारा ] 

अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने 
वाले प्रतिपाटन शुल्क से " के स्थान पर शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक " उन पर 
धारा 3 की उपधारा ( 1), ( 3) और (5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण 
अतिरिक्त शुल्क , धारा 3 की उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर , धारा 8ख के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क , धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली 
प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क 
से छूट " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( ख ) शर्त ( viii ) में , परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , यथा : 


बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में 
जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की उपधारा ( 7) और उपधारा (9 ) 
के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एंव सेवा कर प्रतिपूर्ति 
उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को केवल भौतिक 
निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा । 


( ग) शर्त ( xi ) के पश्चात , निम्नलिखित को अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 
(xii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 3 की 
उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से दी जाने वाले छूट पूर्व आयात की शर्त 
के अधीन रहेगी । 
( xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 3 की 
उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी । " 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संशोधन 


क्र . सं . 
( 1) 


अधिसूचना सं . तथा तारीख 

( 2 ) 


( 3 ) 


| 20 / 2015 - सीमा शुल्क , | उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में , 
| दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
[ सा . का . नि . स . 256 ( अ ) , | ( क ) शब्द . अंक . अक्षर और कोष्ठक " उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1 ), ( 3 ) 
तारीख 1 अप्रैल , 2015 के 

और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 8ख के 
द्वारा ] 

अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क , और धारा 9क के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से " के स्थान पर शब्द , अंक, अक्षर और कोष्ठक 
" उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1), ( 3) और ( 5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 3 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
समेकित कर , धारा 3 की उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले माल एवं 
सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर , धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय 
शुल्क , धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिपाटन शुल्क से छूट को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा ; 


( ख ) शर्त ( viii) में , परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, यथा : 


बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में 
जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 9 ) 
के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एंव सेवा कर प्रतिपूर्ति 
उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को केवल भौतिक 
निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा । 


( ग) शर्त (xii ) में " रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क 

और प्रतिपूर्ति शुल्क " शब्दों के स्थान पर "रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद 
विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क , प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क " शब्दों को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


(ग ) शर्त ( xii ) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा : 
( xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम ,1975 की धारा 3 की 
उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से दी जाने वाले छूट पूर्व आयात की शर्त 
के अधीन रहेगी । 
(xiv) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम ,1975 धारा 3 की 
उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी। " 


4. 


21/ 2015- सीमा 
दिनांक 1 अप्रैल 


शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i) ] 


क्र . सं . 


( 1 ) 


सं . तथा तारीख 

संशोधन 
( 2 ) 

( 3 ) 
[ सा . का . नि . सं . 257( अ ), ( क ) प्रारम्भिक पैराग्राफ में , शब्द , अंक और अक्षर " उन पर धारा 8ख के 
| तारीख 1 अप्रैल , 2015 के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने 
द्वारा ] 

वाले प्रतिपाटन शुल्क " के स्थान पर शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक "धारा 8ख 
के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने 
वाले काउंटर वेलिंग शुल्क और धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन 
शुल्क " को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


5. 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , "रक्षोपाय शुल्क , माध्यमिक उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय 
शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क " शब्दों के स्थान पर "रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक 
उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क , प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क " शब्दों 

को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
22/ 2015 - सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में , 
दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
[ सा . का . नि . स . 258 ( अ ), | ( क ) शब्द . अंक . अक्षर और कोष्ठक " उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1 ), ( 3 ) 
तारीख 1 अप्रैल , 2015के 

और (5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 8ख के 
द्वारा 

अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिपाटन शुल्क से " के स्थान पर शब्द, अंक , अक्षर और 
कोष्ठक " उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1), (3) और (5 ) के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 3 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले समेकित कर , धारा 3 की उपधारा ( 9 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर , धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
रक्षोपाय शुल्क , धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और 
धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से छूट को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( ख ) शर्त ( xii) में , परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , यथा : 


"( xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 3 की 
उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी। " 


6. 


45/ 2016- सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में , 
दिनांक 13 अगस्त , 2016 
[ सा . का .नि . सं . 795( अ), | ( क ) शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक "उन पर धारा 3 की उपधारा ( 1), (3 ) 
तारीख 13 अगस्त , 2016 के 

और (5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क , धारा 8ख के 
द्वारा ] 

अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने 
वाले प्रतिपाटन शुल्क से " के स्थान पर शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक " उन पर 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ), ( 3 ) और ( 5 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना सं . तथा तारीख 


क्र . सं . 
( 1 ) 


( 2 ) 


संशोधन 

( 3 ) 
अतिरिक्त शुल्क , धारा 3 की उपधारा ( 7 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
समेकित कर , धारा 3 की उपधारा ( 9 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले माल एवं 
सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर , धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय 
शुल्क , धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से छूट " को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा; 


( ख ) शर्त ( ix ) में , परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , यथा : 


"(xii ) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की 
उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9 ) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और 
माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी। " 


[ फा . सं . 605 / 52/ 2017-डीबीके ] 

आनन्द कुमार झा , अवर सचिव 
नोट : 
( 1) प्रधान अधिसूचना सं. 16 /2015- सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को सा . का . नि . सं. 252 (अ ), दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
बार संशोधन अधिसूचना सं . 26 / 2017- सीमा शुल्क , दिनांक 29 जून , 2017, जिसे सा . का . नि . सं . 727 ( अ), दिनांक 29 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा किया 
गया है । 
( 2) प्रधान अधिसूचना सं . 18/ 2015-सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा . का . नि. सं . 254 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
बार संशोधन अधिसूचना सं . 26 / 2017 - सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017 , जिसे सा . का . नि . सं . 727 ( अ ), दिनांक 29 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड- 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा किया 
गया है । 
( 3) प्रधान अधिसूचना सं . 20/ 2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को सा . का . नि . सं . 256 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
बार संशोधन अधिसूचना सं . 26 / 2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 29 जून , 2017 , जिसे सा . का . नि . सं . 727 ( अ ), दिनांक 29 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा किया 
गया है । 
( 4) प्रधान अधिसूचना सं . 21 / 2015- सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को सा . का .नि. सं . 257 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
बार संशोधन अधिसूचना सं. 26 / 2017 -सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा . का .नि . सं. 727 ( अ), दिनांक 29 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड- 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा किया 
गया है । 
( 5) प्रधान अधिसूचना सं . 22/ 2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को सा . का . नि . सं . 256 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


AR PİSTTE STERETAT FT. 26 /2017 - ftht trai, Panic 29 7 , 2017 , BET AT.H . A . . 727 ( 27), Parit 29 

FA , 2017 # TERAZ 216147 3TITET UT À ATT II, CUE -3 , 340us (1) # chifera PAT PAT PT, Jo QRTPRINT 
गया है । 
(6 ) TATA THAT À . 45 /2016 - THT proti, Farid 13 34a , 2016 T AT. FL. . # . 795 (2T), farlic 13 
3f14a , 2016 JET HRC 2169497 , BTHTET UT ATT II, QUE - 3, 340us (i) # Tahfeta PayT PITT BİR 54 
Bifah ar HITTEF BTfTHAT T. 26 / 2017 - HT Tre , ferich 29 9 , 2017 . FOH HT. T. F . 7. 727 (37). Faria 
29 TFT , 2017 Tea Area D 16747 3HTETUT # HTT II, quc - 3, 3490s (i) # Tahfata FAT TRITT, F1 GRT 
किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th October, 2017 

No. 79 /2017 -Customs 
G . S . R . 1299 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in each of the notifications of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), specified in column (2 ) of the Table below , in the manner as specified in the 
corresponding entry in column (3 ) of the said Table , namely : 

Table 
S . No. Notification number and 

Amendments 
date 
( 2 ) 

( 3 ) 
| 16 /2015 - Customs, dated the In the said notification , 
1st April, 2015 [vide number 
G .S . R . 252( E ), dated the 1st 
April, 2015 ] 

(a ) in the opening paragraph , after clause ( ii ), the following shall be 
inserted , namely: 


“ (iii ) the whole of integrated tax and the goods and services tax 
compensation cess leviable thereon under sub -section (7) and sub -section 
(9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act : 


Provided that the exemption from integrated tax and the goods and 
services tax compensation cess shall be available up to the 31st March , 
2018." ; 


(b ) in the Explanation C (II), for the words “ However, the following 
categories of supplies, shall also be counted towards fulfilment of export 
obligation :" , the words “ However, in authorisations where exemption 
from integrated tax and goods and service tax compensation cess is not 
availed , the following categories of supplies, shall also be counted 
towards fulfilment of export obligation :” shall be substituted . 
In the said notification , in the opening paragraph , 


18 /2015 - Customs, dated the 
1st April, 2015 [vide number 
G .S .R . 254 ( E ), dated the 1st 
April , 2015 ] 


(a ) for the words, brackets, figures and letters “ from the whole of the 
additional duty leviable thereon under sub -sections ( 1), ( 3 ) and (5 ) of 
section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B and anti 
dumping duty leviable thereon under section 9A ” , the words , brackets, 
figures and letters " from the whole of the additional duty leviable 


theviable thereon upa", the words, breviable 


[ TT II - QU5 3 (i) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S . No . 


Amendments 


Notification number and 

date 
(2 ) 


( 1 ) 


(3 ) 
thereon under sub - sections ( 1 ) , ( 3 ) and (5 ) of section 3 , integrated tax 
leviable thereon under sub - section (7) of section 3 , goods and services tax 
compensation cess leviable thereon under sub -section (9 ) of section 3 , 
safeguard duty leviable thereon under section 8B , countervailing duty 
leviable thereon under section 9 and anti- dumping duty leviable thereon 
under section 9A ” shall be substituted ; 


(b ) in condition ( viii ), after the proviso , the following proviso shall be 
inserted , namely : 


“ Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for 
the said authorisations where the exemption from integrated tax and the 
goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub -section 
( 7) and sub - section (9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act, has been 
availed , the export obligation shall be fulfilled by physical exports only ;" ; 


(c ) after condition (xi), the following conditions shall be inserted , 
namely : 


“ ( xii) that the exemption from integrated tax and the goods and services tax 
compensation cess leviable thereon under sub - section ( 7) and sub -section 
( 9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be subject to pre -import 
condition ; 
( xiii ) that the exemption from integrated tax and the goods and services tax 
compensation cess leviable thereon under sub - section (7 ) and sub - section 
(9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be available up to the 
31st March , 2018 .” . 
In the said notification , in the opening paragraph , 


20 / 2015 - Customs, dated the 
1st April, 2015 [ vide number 
G . S .R . 256 ( E ) , dated 1st 
April , 2015 ] 


(a ) for the words, brackets , figures and letters “ from the whole of the 
additional duty leviable thereon under sub - sections ( 1), ( 3 ) and (5 ) of 
section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B and anti 
dumping duty leviable thereon under section 9A ” , the words , brackets , 
figures and letters “ from the whole of the additional duty leviable 
thereon under sub- sections (1 ), (3 ) and (5 ) of section 3, integrated tax 
leviable thereon under sub - section (7 ) of section 3 , the goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under sub - section (9 ) of section 3 , 
safeguard duty leviable thereon under section 8B , countervailing duty 
leviable thereon under section 9 and anti - dumping duty leviable thereon 
under section 9A ” shall be substituted ; 


(b ) in condition (viii ), after the proviso , the following proviso shall be 
inserted , namely: 


“ Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for 
the said authorisations where the exemption from integrated tax and the 
goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub - section 
(7 ) and sub - section (9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act has been 
availed , the export obligation shall be fulfilled by physical exports only ;” ; 
(c ) in condition ( xii ), for the words “ safeguard duty , transitional product 
specific safeguard duty and antidumping duty ” , the words “ safeguard duty , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


S . No . 


Amendments 


Notification number and 

date 


( 2 ) 


( 3 ) 


transitional product specific safeguard duty , countervailing duty and 
antidumping duty” shall be substituted ; 


(d ) after condition (xii), the following conditions shall be inserted , 
namely : 
“ (xiii ) that the exemption from integrated tax and the goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under section (7 ) and sub - section ( 9 ) 
of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be subject to pre -import 
condition ; 
(xiv ) that the exemption from integrated tax and the goods and services tax 
compensation cess leviable thereon under sub -section (7 ) and sub -section 
(9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be available up to the 
31st March , 2018 .” . 
In the said notification , 


21/2015 -Customs, dated the 
1st April 2015 [ vide number 
G . S .R . 257 ( E ) , dated the 1st 
April, 2015 ] 


( a ) in the opening paragraph , for the words, figures , and letters 
" safeguard duty leviable thereon under section 8B and anti-dumping 
duty leviable thereon under section 9A ” the words, figures and letters 
“ safeguard duty leviable thereon under section 8B , countervailing duty 
leviable thereon under section 9 and anti- dumping duty leviable thereon 
under section 9A ” shall be substituted . 


(b ) in paragraph 2 , for the words “ safeguard duty , transitional product 
specific safeguard duty and antidumping duty” , the words “ safeguard duty, 
transitional product specific safeguard duty, countervailing duty and 
antidumping duty ” shall be substituted . 
In the said notification , in the opening paragraph , 


22 / 2015- Customs, dated the 
1st April, 2015 [ vide number 
G . S .R . 258 ( E ), dated the 1st 
April , 2015 ] 


(a ) for the words, brackets , figures and letters “ from the whole of the 
additional duty leviable thereon under sub -sections ( 1 ), (3 ) and (5 ) of 
section 3 , safeguard duty leviable thereon under section 8B and anti 
dumping duty leviable thereon under section 9A ” , the words , brackets, 
figures and letters “ from the whole of the additional duty leviable 
thereon under sub- sections (1 ), (3 ) and (5 ) of section 3 , integrated tax 
leviable thereon under sub - section (7) of section 3 , the Goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under sub - section (9 ) of section 3 , 
safeguard duty leviable thereon under section 8B , countervailing duty 
leviable thereon under section 9 and anti- dumping duty leviable thereon 
under section 9A ” shall be substituted ; 


(b ) after condition ( xii), the following condition shall be inserted , 
namely : 
" ( xiii ) that the exemption from integrated tax and the goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under sub -section (7 ) and sub 
section ( 9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be available to 
goods imported up to the 31st March , 2018 .” . 
In the said notification, in the opening paragraph , 


45 / 2016 - Customs, dated the 
13th August, 2016 [ vide 
number G .S . R . 795 ( E ) , dated 
the 13th August , 2016 ] 


labore words, brackets. gures in the 
(a ) for the words, brackets , figures and letters “ from the whole of the 
additional duty leviable thereon under sub -sections ( 1) , ( 3) and (5 ) of 
section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B and anti 


[ 971 II - 905 3 (i) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S . No. 


Amendments 


Notification number and 

date 
( 2 ) 


(3 ) 


dumping duty leviable thereon under section 9A ” , the words, brackets , 
figures and letters “ from the whole of the additional duty leviable 
thereon under sub -sections ( 1), ( 3 ) and (5 ) of section 3 , integrated tax 
leviable thereon under sub - section ( 7) of section 3 , the goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under sub - section (9 ) of section 3 , 
safeguard duty leviable thereon under section 8B , countervailing duty 
leviable thereon under section 9 and anti - dumping duty leviable thereon 
under section 9A ” shall be substituted ; 


(b ) after condition (ix ), the following condition shall be inserted , 
namely : 
“ (xii) the exemption from integrated tax leviable and the goods and services 
tax compensation cess leviable thereon under sub - section (7 ) and sub 
section (9 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be available up 
to the 31st March , 2018 .” . 


[F . No. 605/ 52 /2017 -DBK ] 

ANAND KUMAR JHA, Under Secy. 
Note : 
( 1 ) The principal notification No. 16 /2015 - Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S . R . 252 (E ), dated the 1st April , 2015 and was last 
amended by notification No. 26 /2017 - Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), vide number G .S . R . 727 ( E ), dated the 29th June, 2017 . 
( 2 ) The principal notification No. 18 /2015 - Customs dated the 1st April , 2015 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i) ,vide number G . S . R . 254 (E ), dated the 1st April, 2015 and was last 
amended by notification No. 26 2017 -Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), vide number G .S .R . 727 ( E ), dated the 29th June , 2017 . 

(3 ) The principal notification No. 20/2015 -Customs dated the 1st April , 2015 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 256 (E ), dated the 1st April, 2015 and was last 
amended by notification No . 26 / 2017 -Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G . S. R . 727 ( E ), dated the 29th June, 2017 . 
(4 ) The principal notification No. 21 /2015 - Customs dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S .R . 257 ( E ), dated the 15 April, 2015 and was last 
amended by notification No. 26 /2017 -Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 727 (E ), dated the 29th June, 2017 . 
(5 ) The principal notification No. 22/ 2015 -Customs dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 258 (E ), dated the 1st April, 2015 and was last 
amended by notification No. 26 /2017 -Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S .R . 727 ( E ), dated the 29th June, 2017. 
(6 ) The principal notification No. 45 /2016 -Customs dated the 13th August, 2016 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S. R . 795 (E ), dated the 13th August, 2016 and was last 
amended by notification No. 26 2017 -Customs, dated the 29th June 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 727 (E ), dated the 29th June , 2017 . 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SUKUL 

Date : 2017.10.16 22:36 :30 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


